निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 1005 ) 


19 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 10 दिसम्बर 2014 


गृह ( कारा) विभाग 


अधिसूचना 
26 नवम्बर 2014 


सं0 कारा / स्था० ( अधी० ) 01 - 05 / 2008 - 6093 — बिहार कारा सेवा में नव नियुक्त एवं सम्प्रति प्रशिक्षणाधीन 


काराधीक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित स्तंभ - 4 में अंकित उप कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम तथा 


वर्तमान 


पदस्थापन कारा का नाम 


गृह जिला 


पदस्थापन 


परीक्ष्यमान 


उप कारा, बाढ़ 


परीक्ष्यमान 


| उप कारा, दाऊदनगर 


परीक्ष्यमान 


उप कारा, विक्रमगंज 
उप कारा, हिलसा 


परीक्ष्यमान 


श्री राजीव कुमार सिंह , भोजपुर 

श्री अमित कुमार, गया । 
| श्री सुजीत कुमार झा , दरभंगा 
| श्री युसुफ रिजवान, रोहतास 
| सुश्री ज्ञानिता गौरव , नालंदा 

श्री निरंजन कुमार पंडित, भागलपुर 
श्री प्रभात कुमार, कैमुर (भभुआ) 
श्री संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर 


परीक्ष्यमान 


परीक्ष्यमान 


____ 6 
___ 7 


उप कारा, रोसड़ा 
उप कारा, मसौढ़ी 
उप कारा, शेरघाटी 
उप कारा, झंझारपुर 


परीक्ष्यमान 


परीक्ष्यमान 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 दिसम्बर 2014 
2. प्रशिक्षण हेतु संबद्ध केन्द्रीय काराओं के काराधीक्षक परीक्ष्यमान काराधीक्षकों को उनके पदस्थापन स्थल पर 
योगदान हेतु उन्हें अविलम्ब विरमित कर देंगे और निदेशित करेंगे कि वे बिना पारगमनकाल का उपभोग किये अपने 
पदस्थापन कारा में योगदान कर प्रभार लेते हुए विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ आमिर सुबहानी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1005 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


